रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


स 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मई 29 , 2018 / ज्येष्ठ 8 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29 , 2018 / JYAISTHA 8, 1940 


सं . 364 ] 
No . 364 ] 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 29 मई, 2018 
सा . का .नि . 511( अ). अखिल भारतीय सेवा अधिनियम , 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उप धारा ( 1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा ( वेतन ) नियमावली , 
2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1 . (1) इन नियमों को भारतीय वन सेवा ( वेतन ) संशोधन नियमावली , 2018 कहा जा सकेगा 

( 2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे 
2. भारतीय वन सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2016, में , - 
( क ) अनुसूची ||-क तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में , 
प्रथम कॉलम में आने वाली “ आन्ध्र प्रदेश प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाएगा , नामत : 


“ आन्ध्र प्रदेश 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव ) एवं मुख्य वन्य जीव वार्डन 


वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16 


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक , (प्रशासन ) 
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( सतर्कता ) 
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( सामाजिक वानिकी ) 
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( बजट एवं कैंपा ) 


वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 


3015 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (रेड सैंडर्स ) 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 


मुख्य वन संरक्षक ( उत्पादन ) 
मुख्य वन संरक्षक ( अनुसंधान और आईटी ) 


मुख्य वन संरक्षक ( एफसीए) 
मुख्य वन संरक्षक ( तटीय क्षेत्र प्रबंधन ) 
मुख्य वन संरक्षक ( वन उद्यान ) 
मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना ) 


वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 


वन संरक्षक , कुर्नूल सर्किल 
वन संरक्षक , र द्री सर्किल 
वन संरक्षक , गुंटूर सर्किल 
वन संरक्षक , विशाखापत्तनम सर्किल 
फील्ड डायरेक्टर , प्रोजेक्ट टाइगर , श्रीसाइलम 
वन संरक्षक, डब्ल्यूएल सर्किल , तिरूपति 
वन संरक्षक , (सतर्कता ), पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय 
वन संरक्षक, आरएस , पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय 
वन संरक्षक ( एस एफ ), पीसीसीएफ ( एचओएफएफ ) का कार्यालय 
वन संरक्षक, ( आर्द्र भूमि प्रबंधन ), पीसीसीएफ ( एचओएफएफ ) का कार्यालय 
वन संरक्षक/निदेशक एपीएफए दिवानचुरूव , राजमुंद्री 
वन संरक्षक ( डब्ल्यूएल ) पीसीसीएफ (एचओएफएफ ) का कार्यालय 
वन संरक्षक , बजट और कैंपा 


वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए । 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 


( ख ) अनुसूची ||- ख में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ 
वेतनमान में वेतन वाले पदों में , तालिका में आन्ध्र प्रदेश के अधीन आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जाएगा , 


जिला वन अधिकारी, अनंतपुर मंडल 
जिला वन अधिकारी , गंटूर मंडल 
जिला वन अधिकारी, नेल्लोर मंडल 
जिला वन अधिकारी, विशाखापत्तनम 
जिला वन अधिकारी, श्रीकाकुलम 
जिला वन अधिकारी, कडापा मंडल 
क्यूरेटर , इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम 
क्यूरेटर , श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, तिरूपति 
मंडल वन अधिकारी , आत्माकुर डब्ल्यूएल मंडल 
मंडल वन अधिकारी , मरकापुर डब्ल्यूएल मंडल 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मंडल वन अधिकारी, नंदयाल डब्ल्यूएल मंडल 
मंडल वन अधिकारी , पडेरू मंडल , पडेरू 
मंडल वन अधिकारी ( प्रो.), पीसीसीएफ ( एचओएफएफ) का कार्यालय , 
राज्य सिलविकल्चरिस्ट , तिरूपति 
जिला वन अधिकारी, विजयनगरम 
जिला वन अधिकारी , पूर्वी गोदावरी 
जिला वन अधिकारी, पश्चिम गोदावरी 
जिला वन अधिकारी, कृष्ण 
जिला वन अधिकारी , प्रकाशम 
जिला वन अधिकारी, कुर्नूल 
जिला वन अधिकारी, चित्तूर 
उप वन संरक्षक , डब्ल्यूएल , राजमुंद्री 
उप वन संरक्षक, ( आईटी ), पीसीसीएफ ( एचओएफएफ) का कार्यालय 
उप वन संरक्षक , ( आरईएस.), पीसीसीएफ (एचओएफएफ ) का कार्यालय 
| उप वन संरक्षक, ( एचआरडी ), पीसीसीएफ ( एचओएफएफ ) का कार्यालय " 


[ फा . सं . 16016/01/ 2018- अ. भा .से .- II ( ख )] 


ज्योत्स्ना गुप्त , अवर सचिव 


टिप्पणी: प्रधान नियम , 28 सितम्बर , 2016 की सा . का . नि . सं . 924( अ ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित 

किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा . का . नि . संख्या तथा तारीख को संशोधित किए गए थे: 


क्र . सं 


सा . का . नि . सं . 


1105अ 


दिनांक 
30 . 11. 2016 
30 . 11. 2016 


1107 


172 अ 


27. 02. 2017 


180 अ 


28 .02. 2017 


206 अ 


08.03. 2017 


262 अ 


17 .03. 2017 


08.08. 2017 


1003( अ ) 
1036 ( अ ) 


1452 ( अ ) 

1537 ( अ ) 
____ 1587 ( अ ) 


18. 08. 2017 
27 . 11. 2017 
21. 12. 2017 
27 . 12. 2017 


11 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 

(Department of Personnel and Training ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th May, 2018 . 


G .S . R . No. 511 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 3 of 
the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government, in consultation with the 
Government of Andhra Pradesh hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest 
Service (Pay ) Rules, 2016 namely: 


1. 


(i) These rules shall be called the Indian Forest Service (Pay ) Amendment Rules, 2018 . 


( ii ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette 


2 . 


In the Indian Forest Service (Pay ) Rules, 2016 : 


(a ) In Schedule II- A Posts carrying pay above the Time Scale in the Indian Forest Service 
under the State Governments , in the Table , for the entry “ Andhra Pradesh " appearing in the first 
column and the corresponding entry in the second column, the following shall be substituted , 
namely : 


“ ANDHRA PRADESH 


Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force 
Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife ) & Chief Wildlife 
Warden 


Level 17 in the Pay Matrix 
Level 16 in the Pay Matrix 


Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Administration ) 
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Vigilance ) 
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry ) 

Additional Principal Chief Conservator of Forests (Budget & Campa ) 
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Red Sanders.) 


Level 15 in the Pay Matrix 
Level 15 in the Pay Matrix 
Level 15 in the Pay Matrix 
Level 15 in the Pay Matrix 
Level 15 in the Pay Matrix 


| Chief Conservator Forests ( Production ) 

Chief Conservator Forests (Research and IT ) 
Chief Conservator Forests (FCA ) 
Chief Conservator Forests (Coastal Zone Management) 
Chief Conservator Forests (Zoo Parks) 
Chief Conservator Forests (Working Plan ) 


Level 14 in the Pay Matrix 
Level 14 in the Pay Matrix 
Level 14 in the Pay Matrix 
Level 14 in the Pay Matrix 
Level 14 in the Pay Matrix 
Level 14 in the Pay Matrix 


| Conservator of Forests , Kurnool Circle 
| Conservator of Forests , Rajahmundry Circle 
Conservator of Forests , Guntur Circle 
Conservator of Forests , Visakhapatnam Circle 
Field Director, Project Tiger, Srisailam 
Conservator of Forests , WL Circle, Tirupathi 
Conservator of Forests , (Vig .), Olo PCCF (HoFF ) 
Conservator of Forests, RS, O /o PCCF (HoFF ) 
Conservator of Forests (SF ), O / o PCCF (HoFF ) 
| Conservator of Forests , (Wet Lands Management), O /o PCCF (HoFF ) 
Conservator of Forests/ Director APFA Diwancheruve , Rajahmundry 
Conservator of Forests (WL ) O /o PCCF (HoFF ) 
Conservator of Forests , Budget & Campa 


Level 13A in the Pay Matrix 
Level 13A in the Pay Matrix 
Level 13A in the Pay Matrix 
Level 13A in the Pay Matrix 
Level 13A in the Pay Matrix 
Level 13A in the Pay Matrix 
Level 13A in the Pay Matrix 
Level 13A in the Pay Matrix 
Level 13A in the Pay Matrix 
Level 13A in the Pay Matrix 
Level 13A in the Pay Matrix 
Level 13A in the Pay Matrix 
Level 13A in the Pay Matrix 


p Management 


[ HT II - QU5 3( ii) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
(b ) In Schedule - II B , Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Forest Service under the 
State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the Time Scale for the 
entry Andhra Pradesh , the following shall be substituted , namely : 


District Forest Officer , Anantapur Division 
District Forest Officer, Guntur Division 
District Forest Officer, Nellore Division 

District Forest Officer, Vasakapatnam 
| District Forest Officer , Srikakaulam 
District Forest Officer , Kadapa Division 
Curator, Indira Gandhi Zoological Park , Visakhapatnam 
Curator, Sri Venkateswara Zoological Park , Tirupathi 
Divisional Forest Officer , Atmakur WL Division 
Divisional Forest Officer, Markapur WL Division 
Divisional Forest Officer, Nandyal WL Division 
Divisional Forest Officer, Paderu Division, Paderu 
Divisional Forest Officer ( Pro .), O /o PCCF (HoFF ) 
State Silviculturist, Triupathi 
District Forest Officer, Vizianagaram 
District Forest Officer, East Godavari 
District Forest Officer, West Godavari 
| District Forest Officer , Krishna 

District Forest Officer, Prakasham 
| District Forest Officer , Kurnool 

District Forest Officer, Chittoor 
Deputy Conservator of Forests, WL , Rajahmundry 
Deputy Conservator of Forests, (IT ), O /o PCCF (HoFF) 
Deputy Conservator of Forests , (Res .), Olo PCCF (HoFF ) 
Deputy Conservator of Forests , (HRD ) , O /O PCCF (HoFF) ” 


[F . No. 16016 /01/2018 - AIS -II (B ) ] 
JYOTSNA GUPTA , Under Secy . 


Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary , vide number 
G . S .R . 924 (E ) dated the 28th September, 2016 and subsequently amended by the following 
G . S . R . No. and date: 


3 . 


Sl.No. GSR No . 

| 1105E 
2 . 1107 

172 E 
4 . 180 E 

206 E 
262 E 

1003 ( E ) 
8 . 1036 ( E ) 
9 1452 ( E ) 

1537 ( E ) 
| 11 | 1587( E ) 


Date 
30 . 11.2016 
30 . 11. 2016 
27 .02 .2017 
28 .02.2017 
08 .03 .2017 
17 .03. 2017 
08 .08 .2017 
18 . 08 . 2017 
27 . 11. 2017 
21. 12 . 2017 
27 . 12 . 2017 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2018 .05.31 19 :32 :01 
+05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


